D 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 558 राँची, शुक्रवार , 


12 जुलाई, 2019 ( ई० ) 


, 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । 


अधिसूचना 
01 जुलाई, 2019 


संख्या-13/ नि ० वि ० 42/2018 -403/ नि०-- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 ( 15/1872 ) की 
धारा -6 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल , रेव्ह ओम प्रकाश 
गोविल, (सचिव) बाईबल फेथ होलिनेस चर्च सोसाईटी, डुंगरी टोला रोड नं०-3, जोन नं0-02 , बिरसानगर , जिला 
जमशेदपुर , झारखण्ड को भारतीय ईसाई धर्मावलंबियों के बीच विवाह अनुष्ठान कराने तथा विवाह प्रमाण-पत्र 
देने हेतु विवाह निबंधक नियुक्त करते हैं । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रताप चन्द्र किचिंगिया , 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 558 -- 50 


